शासन 


उत्तीसगन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30-05-2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


L 


क्रमांक 912 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 


पौष 10, शक 1941 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक -एफ 1-1 / 2019/ 1/ 5.- राज्य शासन एतद्वारा दिनांक - 02 जनवरी 2020,दिन गुरुवार को “ गुरू गोविन्द सिंह जयंती ” हेतु ऐच्छिक 
अवकाश घोषित करते हुए वर्ष-2020 के लिए घोषित अवकाशों की विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक -17सितम्बर 2019 के (ब) ऐच्छिक अवकाश 
की सूची में सरल क्रमांक 1 के नीचे निम्नानुसार प्रस्थापित करता है : 


1 


क्रमांक 


अवकाश का नाम 


घोषित 


ग्रेगोरियन 
कैलेण्डर के 


राष्ट्रीय पंचांग के 


सप्ताह 
का दिन 


अनुसार तिथि 


( शक संवत् ) 


अवकाश 
के दिवसों 
की संख्या 
( 3 ) 


अनुसार 
तारीख 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 ए 


गुरु गोविन्द सिंह जयंती 


एक 


02 जनवरी 


पौष 12, 1941 


गुरुवार 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य , सचिव. 


1823 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


